शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015.” 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001. " 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 844 ] 


रायपुर , सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 


अग्रहायण 25, शक 1941 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1-209 / 2019 / 18.- छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 (क्र . 37 सन् 1961) की धारा 
355 सहपठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ नगरपालिका 
( उपाध्यक्ष का निर्वाचन ) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: 


3 . 


संशोधन 
उक्त नियमों में , 
1. नियम 1 में , उप -नियम (1) में , शब्द " उपाध्यक्ष " के पूर्व, शब्द " अध्यक्ष तथा " अन्तःस्थापित किया जाये । 
2. नियम 2 में , 

( एक ) खण्ड ( ख ) में , शब्द " अध्यक्ष तथा " का लोप किया जाये; और 
( दो ) खण्ड ( ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्: 
"( ङ ) “ पीठासीन प्राधिकारी ” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 55 की उप - धारा ( 2) के अधीन राज्य निर्वाचन 

आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी; " 
नियम 3 में , उप -नियम (1) में , शब्द " उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द " अध्यक्ष तथा " अन्तःस्थापित किया जाये । 
4. नियम 4 में 

( एक ) उप -नियम (1) में , शब्द " उपाध्यक्ष " के पूर्व, शब्द " अध्यक्ष तथा " अन्तःस्थापित किया जाये; और 
( दो ) उप -नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 

"(3) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पदों के लिये पृथक से नाम -निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे । " 
नियम 6 में , 
( एक ) उप -नियम (2) में , खण्ड ( क ) में , शब्द " उपाध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह " यथास्थिति , अध्यक्ष या 

उपाध्यक्ष ” प्रतिस्थापित किया जाये; और 
( दो ) उप -नियम (4) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 
"(5) उप -नियम (1) से (4) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये 

पृथक - पृथक की जायेगी । " 


5 . 


1687 


1688 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 16 दिसम्बर 2019 


नियम 8 में , शब्द " पीठासीन प्राधिकारी " के पश्चात् , शब्द एवं चिन्ह " क्रमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद हेतु " 

अंतःस्थापित किया जाये । 
7. नियम 9 में , 

( एक ) उप -नियम (1) में , शब्द " उपाध्यक्ष" के पूर्व, शब्द " अध्यक्ष तथा " अन्तःस्थापित किया जाये; और 
( दो ) उप - नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 
"(3) उप -नियम (1) तथा (2) में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के 

लिये पृथक - पृथक की जायेगी । " 
8. नियम 10 में , 
(एक ) उप - नियम (1) में , शब्द एवं चिन्ह " ताला खोले बिना निकाले न जा सकते हों । " के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह 

" अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अलग - अलग मतपेटी का उपयोग किया जायेगा तथा मतपेटी पर 

प्रमुख रूप से, यथास्थिति, शब्द अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अंकित किया जायेगा ।" जोड़ा जाये । 
( दो ) उप -नियम ( 4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्: 

"(5) मतदान क्रमश: पहले अध्यक्ष के लिए और तत्पश्चात उपाध्यक्ष के लिए की जायेगी । " 
9. नियम 11 में , शब्द " पीठासीन प्राधिकारी " के पश्चात् , शब्द एवं चिन्ह " कमश: पहले अध्यक्ष से संबंधित और 

तत्पश्चात उपाध्यक्ष से संबंधित अंत: स्थापित किया जाये 
10. नियम 13 में , शब्द "मत गणना पूरी हो जाने पर " के पूर्व, शब्द एवं चिन्ह " कमशः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद हेतु " 

अंतःस्थापित किया जाये । 
11. नियम 16 में , शब्द " उपाध्यक्ष " के पूर्व, शब्द " अध्यक्ष या " अंतःस्थापित किया जाये । 
12. प्ररूप - अ में , शब्द " उपाध्यक्ष" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर , शब्द एवं चिन्ह " अध्यक्ष / उपाध्यक्ष " प्रतिस्थापित 

किया जाये । 
13. प्ररूप - आ में , शब्द " उपाध्यक्ष " के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह " अध्यक्ष / उपाध्यक्ष " प्रतिस्थापित किया जाये । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर.एक्का, उप - सचिव . 


अटल नगर, दिनांक 16 दिसम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-209 / 2019 / 18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस 
विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-209 / 2019 / 18 दिनांक 16-12-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार 
से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर.एक्का, उप - सचिव. 


Atal Nagar, the 16th December 2019 


NOTIFICATION 


No. F 1-209 /2019 /18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 43 of 
the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby , makes the following 
amendment in the Chhattisgarh Municipalities (Election of Vice -President) Rules, 1998 , namely : 


AMENDMENT 


In the said rules , - 


1 . 


In rule 1, in sub -rule ( 1), before the word , Vice -President” , the words " President and " shall be inserted . 


2 . 


In rule 2 , 


(i) in clause (b ), the words " the President and” shall be omitted ; and 


( ii) for clause (e), the following shall be substituted , namely : 


ETTE 26147 , felich 16 FESTER 2019 


1688 ( 1 ) 


" (e ) " Presiding Authority" means an officer authorized by the State Election Commission under sub 

section ( 2 ) of Section 55 of the Act; " 


3 . 


In rule 3 , in sub -rule ( 1), before the word “ Vice -President” , the words “ President and ” shall be inserted . 


4 . 


In rule 4 , 


( i) in sub -rule (1 ) , before the word " Vice -President" , the words " President and" shall be inserted ; and 


(ii) after sub - rule (2 ), the following shall be added , namely : 
" (3 ) Separate nomination papers will have to be submitted for the posts of President and the Vice 

President." 


5 . 


In rule 6 , 


(i) in sub -rule (2 ), in clause (a ), for the words and symbol, “ Vice- President”, the words and symbol 

" President or Vice- President, as the case may be,” shall be substituted ; and 
( ii ) after sub -rule (4 ), the following shall be added , namely : 
" (5 ) The procedure mentioned in sub -rule (1) to (4 ) shall be followed separately for the posts of the 

President and Vice -President." 
In rule 8, after the words and symbol “ The presiding authority shall ,” , the words and symbol 
" Sequentially , for the posts of President and the Vice - President, " shall be inserted . 


6 . 


7 . 


In rule 9 , 


(i) in sub - rule (1), before the words and symbol “ Vice -President” , the words “ President and ” shall be 

inserted ; and 


( ii ) after sub -rule ( 2), the following shall be added , namely: 
" (3) The process mentioned in sub -rule (1) and (2 ) shall be followed separately for the posts of the 

President and Vice - President.” 


8 . In rule 10 , 
(i) in sub -rule ( 1), after the words and symbol " box being unlocked ." the words and symbol “ Separate 

ballot-boxes shall be used for the election of the President and the Vice- President, and , as the case 
may be, the word “ President or ‘Vice -President shall be prominently marked on the ballot-box .” 

shall be added ; and 
( ii) after sub -rule (4 ), the following shall be added , namely : 
“ (5) The voting shall be conducted sequentially first for the President and thereafter for the Vice 

President.” 
9 . In rule 11, after the words “ The presiding authority shall” , the words and symbol “ sequentially , first in 

respect of the President and thereafter in respect of the Vice -President,” shall be inserted . 
10. In rule 13, after the words “ has been completed ” , the words and symbol “ sequentially , for the posts of the 

President and Vice- President," shall be inserted . 
11. In rule 16 , before the words and symbol " Vice-President”, the words “ President or” shall be inserted . 
12 . In Form -A , for the words and symbol “ Vice- President” , wherever they occur, the words and symbol 

" President/Vice -President" shall be substituted . 
13 . In Form -B , for the words and symbol “ Vice -President” , the words and symbol “ President/Vice- President” 

shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

R. EKKA, Deputy Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


